रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/96 


REGD. NO . D . L..- 33004/ 96 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III - खण्ड 4 
PART III -- - Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- 


- 


सं. 4 ] 
No. 41 


नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27 , 1997 / माघ7, 1918 . 
___ NEW DELHI, MONDAY , JANUARY 27 , 1997/ MAGHA 7, 1918 


पंजाब एण्ड सिंध बैंक 
( मु. का . कार्मिक विभाग ) 

अधिसूचना 


मय 


नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1997 
सं . पी. एस. बी ./ स्टाफ / ओ.एस. आर./ 1997. - बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्णन एवं अंतरण ) अधिनियम, 1980 ( 1980 का 40 ) 
की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक - मण्डल, भारतीय रिजर्व 
बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंसूरी से , एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -- ( 1 ) ये विनियम पंजाब एण्ड सिंध बैंक, अधिकारी , सेवा ( संशोधन ) विनियम , 1997 कहलाएंगे । 

( 2 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक ( अधिकारी ) सेवा विनियम, 1982 में विनियम 19 के उप विनियम ( 1 ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाए , अर्थात् : 

री कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की आयु, सरकार द्वारा समय - समय पर जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार, निदेशक - मण्डल द्वारा 
निधारित आयु होगी । 

मागे उप -विनियम ( 2 ) में की गई व्यवस्था के अनुसारविशेष समिति/ समितियों द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात, यदि लोक 
हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाए, तो किसी अधिकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर या उसके बाद किसी भी समय अथवा अधिकारी 
कर्मचारी के रूप में या अन्यथा उसके 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर या उसके बाद किसी भी समय, इनमें से जो भी पहले हो, सेवा -निवत कर सकता 
है । 

परंतु यह और कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी को सेवा-निवृत्त करने से पहले उसे कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस दिया जाएगा या तीन 
महीने का मूलपद संवेतन, वेतन व भत्ते दिये जाएंगे । 

परन्तु यह भी कि उप - विनियम ( 2 ) में की गई व्यवस्था के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेश से खिन्न अधिकारी ऐसा आदेश पारित किए जाने 
के एक महीने के अंदर निदेशक - मण्डल को सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन दे सकता है और संबंधित अधिकारी से ऐसे 
अभ्यावेदन की प्राप्ति पर निदेशक मण्डल उसके अभ्यावेदन पर विचार करके तीन महीने के अंदर कोई निर्णय लेगा । यदि निदेशक - मण्डल निर्णय लेता 


207 GL / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part III-- Sec . 4 ] 


है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं है तो संबंधित अधिकारी को इस प्रकार बहाल किया जाएगा मानों सक्षम प्राधिकारी ने कोई 
__ आदेश पारित न किया हो । 

परन्तु यह भी कि इस विनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी अधिकारी कर्मचारी को बैंक के नियमों के अनुसार उसके 
द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसरण में समयपूर्व सेवा -निवृति लेने पर कोई रोक लगाती हैं । 

स्पष्टीकरण : -- अधिकारी कर्मचारी जिस महीने अपनी सेवा -निवृति की आयु पूरी करता है उस महीने की अंतिम तारीख को 
91- frafa ETTI 

[HOT ÂMILIV / 153/96 /Q * ] 
स्वर्ण सिंह, उप महा प्रबंधक ( कार्मिक ) 


PUNJAB & SIND BANK 
(H . O . Personnel Dept.) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 13th January, 1997 
No . PSB /STAFF/OSR / 1997. - In exercise of thepowers conferred by Section 19 read with sub -section (2 ) of Section 
12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act ) 1980 ( 40 of 1980 ) the Board of Directors of 
Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government 
hereby makes the following Regulations, namely :- - 


1 Short 


1. Short title and commencement : ( 1 ) These Regulationsmay be called Punjab & Sind Bank (Officers ) Service 
( Amendment) Regulations, 1997. 

(2 ) The shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. In the Punjab & Sind Bank (Officers ) Service Regulations, 1982 sub -regulation ( 1) of regulation 19 stands 
amended as under : 


19 (1) The age of retirement of an officer employee shall be as determined by the Board in accordance with the 
guidelines issued by the Government from time to time : 


Provided that the bank may , at its discretion , on review by the special committee/Special Committees as provided 
hereinafter in sub -regulation (2 ) retire, if it is considered necessary to do so in the public interest , an officer employee on or at 
any time after the completion of 55 years of age on or at any time after the completion of 30 years of total service as an officer 
employee or otherwise , whichever is earlier ; 


Provided further that bofore retiring an officer employee, at least three months notice in writing or an , amount 
equivalent to three months substantive salary pay and allowances, shall be given to such officer employees ; 


Provided further that an officer aggrieved by the order of the Competent Authority , as provided in sub -regulation 
(2 ) may , within onemonth of the passing of the order, give in writing a representation to the Board of Directors against 
the decision of the Competent Authority , and on receipt of such representation from the concerned officer, the Board of 
Directors shall consider his representation and take a decision within a period of three months . Where the Board of Directors 
decides that the order passed by the Competent Authority is not justified , the concerned officer shall be reinstated as though 
the Competent Authority had not passed the order. 


Provided also that nothing in this regulation shall be deemed to preclude an officer employee from retiring earlier 
pursuant to the option exercissed by him in accordance with the rules of the Bank . 

Explanation : An officer employee shall retire on the last day of the month in which he completes his age of 
retirement. 


No. ADVT/ IV/IV / 153 / 96 -Extra ) 
SWARN SINGH , Deputy General Manager (Personnel) 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 1997 


